जिस्ट्री सं . 1 . ( ग . एन . )-127 


REGISTERED NO . D . (D .N .) 127 


44441 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III . 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० ] नई विस्ती , शुक्रवार, जनवरी 11, 1091/पोष 21, 1912 
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 1991/ PAUSA 21 , 1912 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रा पा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


प्रौद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 जनवरी , 1991 
सं . 1/ 3 बी . आई . एफ . प्रार . श्री . सी ./ 89 :- प्रौद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण 
बोर्ड , हरण प्रौद्योगिक कंपनी ( विशेष उपबंध ) अधिनियम , 1985 ( 1986 का 1 ) की 
धारा 13 बारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, प्रौद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण 


82GI / 91 


(1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III - SEC. 4) 


- 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


बोर्ड विनियम , 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , 
अर्थात : --- 


1. ( 1 ) इन विनियमों का सक्षिप्त नाम प्रौद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण ( संशोधन ) 

विनियम , 1991 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृस्त होंगे । 


2. प्रौद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण विनियम , 1987 के प्ररूप "क " में मद 42 
के नीचे " ( यदि बंद हो गया है तो प्रत मे नियोजित कर्मचारिखदं श्रमिकों के संबंध में स्थिति 
का उल्लेख करें ) " कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक , अंक और शब्द 
रखे जाएगे, अर्थात् : -- 


"( बोर्ड को निर्देश करने की तारीख से पूर्व 12 मास के दौरान नियोजित कर्मकारों 
की अधिकतम सख्या उपदर्शित करें । ऐसे एककों की दशा में जो निर्देश से ठीक पूर्व बंद 
पड़े हुए हैं , उपर्यक्त 12 मास की अवधि की गणना बंद होने की अवधि को निकालने के 
पश्चात की जाएगी ) " । 


सी . भार . सुन्दरराजन , सचिव 


BOARD FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th January, 1990 


No. 1/ 3 BIFR| BC/ 89 .-~~-In exercisc of the powers conferred by Section 13 
of the Sick Industrial Companies ( Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) , 
the Board for Industrial and Financial Reconstruction hereby makes thic 
following regulations further to amend the Board for Industrial and Financial 
Reconstruction Regulations, 1987 , namely : 


1. (1) These regulations may be called the Board for 
Financial Reconstruction ( Amendment) Regulations 1991. 


Industrial 


and 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in 
Official Gazette. 


the 


[RT III - - 04] 

भारत का राजपत : साधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - = = - - = = = = = = 

2 . In Form A to the Board for Industrial and Financial Reconstruction 
Regulations , 1987 , under item 42 for the brackets and words “ ( If closed , state 
position regarding the staffſlabour last employed ) " , the following brackets, 
figures and words shall be substituted , namely : 

“ Indicate the maximum number of workers employell during the 12 
months preceding the date of making of reference to the Board . In case of the 
unit ( ) which are lying closed immediately prior to making of the reference , 
the aforesaid period of 12 months shall be reckoned after excluding the 
period of closure )" . 


C . R . SUNDARARAJAN , Secy . 


- - 


- 152n 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delbr-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1991 


